रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


Sm 


a 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 1614] 
No. 1614] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , जुलाई 31 , 2015 / श्रावण 9 , 1937 
NEW DELHI, FRIDAY , JULY 31, 2015 /SHRAVANA 9 , 1937 


विदेश मंत्रालय 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 


अधिसूचना 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 31st July, 2015 


नई दिल्ली, 31 जुलाई , 2015 
का . आ 2094( अ ). - केन्द्रीय सरकार , संविधान ( एक सौवां 
संशोधन ) अधिनियम , 2015 की धारा 2 के खंड ( ख ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत - बांग्लादेश भूमि सीमा करार तथा 
उसके प्रोटोकाल के अनुसरण में बांग्लादेश से राज्यक्षेत्रों और बांग्लादेश 
को राज्यक्षेत्रों के अंतरण के लिए 31 जुलाई , 2015 को तारीख के 
रूप में नियत करती है । 


S .O . 2094 (E ). — In exercise of the powers conferred 
by clause (b ) of Section 2 of the Constitution (One 
Hundredth Amendment) Act, 2015 , the CentralGovernment 
hereby appoints the 31st day of July , 2015 as the date for 
acquisition of territories from Bangladesh and transfer of 
the territories to Bangladesh , in pursuance of the India 
Bangladesh Land Boundary Agreement and its Protocol. 


[ फा . सं. II/ fi/ 107/02/ 2015 ] 
श्रीप्रिया रंगनाथन , संयुक्त सचिव ( बीएम ) 


___ [ E No. II/ii/ 107/ 02/ 2015 ] 
SRIPRIYA RANGANATHAN, Jt. Secy.( BM ) 


3313 GI/ 2015 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


